सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

31 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 471 राँची , सोमवार 

22 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


16 सितम्बर , 2014 


संख्या-3/ पद-1( ग)-02/ 2014 का . 9373-- अधिसूचित प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, पलामू श्री 
जगजीत सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 439/ 03, गृह जिला- मधुबनी) को अगले आदेश तक परियोजना 
निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ग)- 02 / 2014 का . 9374-- अधिसूचित आयुक्त के सचिव , उत्तरी छोटानागपुर 
प्रमण्डल, हजारीबाग श्री विरेन्द्र कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 523 /03, गृह जिला - पटना ) को 
अगले आदेश तक उप निदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड ), झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 22 सितम्बर, 2014 


संख्या - 3/ पद-1 ( ग )- 02 / 2014 का . 9375-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अंजनी कुमार मिश्रा , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 665/ 03, गृह जिला- पटना) को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक, श्रीकृष्ण 
लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद-1(ग)- 02 / 2014 का . 9376--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 876/ 03 , गृह जिला - चतरा) की सेवा अगले आदेश तक भूमि सुधार उप 
समाहत्र्ता के पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/पद-1(ग)- 02/ 2014 का . 9377-- अंचल अधिकारी, महागामा, गोड्डा के पद पर पदस्थापित 
श्री शंकर प्रसाद सिंह , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 419 /03, गृह जिला- भागलपुर ) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति के उपरान्त इनकी सेवा अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता के 
पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 471 - 50 | 


